. 


रजिस्ट्री सं० डी एल -33004/99 


11 
. 
5 


REGD . NO D . L . -33004/99 


. 


सयपेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II -~ खण्ड 3 -- उप - खण्ड (i) | 
PART I - Section 3 Sub -section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


Csos 


सं . 380 ] 
No. 380 ] 


, नई दिल्ली , सोमवार, अगस्त 19, 2002 / श्रावण 28 , 1924 
NEW DELHI , MONDAY , AUGUST 19, 2002/SRAVANA 28, 1924 


वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2002 

सं. 84/ 2002 - सीमाशुल्क 
सा . का . नि . 580( अ ). - केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की 
अधिसूचना मं , 21 / 2002 सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना में , परिशिष्ट में , सूची 30 में , क्रम संख्या ( 54 ) तथा संबद्ध प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या तथा संबद्ध 
प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् : 
" ( 54 ) आटोमेटिक गोक्रेट बेल्ट सिलाई मशीन या आटोमेटिक पोकेट वेल्टिंग मशीन " । 

[ फा . सं. 349/4/ 2002 - टी . आर. यू. ] 

विवेक प्रसाद, अवर सचिव 
टिप्पण : - - मूल अधिसूचना सं. 21/2002 - सीमाशुल्क , तारीख 1 मार्च, 2002 भारत के राजपत्र, असाधारण में [ सा . का. नि . 118 ( अ ) , तारीख 

1 मार्च, 2002 ] द्वारा प्रकाशित की गई और उसका अंतिम बार अधिसूचना सं. 83/ 2002 - सीमाशुल्क , सारीख 14 अगस्त, 2002 
[ मा . का. नि 568 ( अ ), तारीख 14 अगस्त, 2002 ] द्वारा संशोधन किया गया । 

MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS 

( Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 19th August, 2002 

No. 84/ 2002- Customs 
G . S . R . 580 ( E ) - In exercise of thic powers conferred by Suh- scction ( 1) of Section 25 of the Customs Act. 1962 
(52 of 1962 ), the Central Goveinment, being satisfiod that it is necessary in the public interest so to do , nereby makes the 
following further rendment in the noufication , of the Covernment of India in theMinistry of Finance (Department of 
Revenue),no 21 /2002-Customs, dated the Is March , 2002, namely — 


287 Am /2007 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


THE GAZEITE OF INDIA . EXTRAORDINARY 

( PART II --- SEC 3(1) ] 
- - - - - - ---- - - -- - - - - -- - - = = 

In the said notification , in the Annexurc , in List 30 , for S No (34 ) and the entry relating thereto, the following S No 
and cntry shall be substituted , namely - - 
" ( 54 ) Automatic pocket welt sowing machine or Automaticpocket welting machine ". 

[FNo 349/ 4 / 2002- TRU] 

VIVEK PRASAD), Under Secy. 
Note:- - The principal noufication was published in the Gazette of India Extraordinary, vide notification No. 21/ 2002 

Customs, dated the 1st March , 2002 [G .S .R 118 (E ), dated 1stMarch , 2002 and was last amended vide notification 
No 83 / 2002- Customs, dated the 14th August, 2002 [ G S. R 568 ( E), dated the 14th August, 2002] . 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2002 

सं . 41 / 2002 - केन्द्रीय उत्पाद 
सा. का. नि . 581( अ ). -- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 5क की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकिहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व 
विभाग ) की अधिसूचना सं. 6/ 2002 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 1 मार्च, 2002 का निम्मलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना में , सारणी में ,-- 
क्रम सं. 44 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. तथा प्रविष्टियां अंत: स्थापित की जायेंगी, अर्थात् : 


( 6 ) 


( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) 

( 5 ) 
" 44क . 

अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले माल के कुछ नहीं 
विनिर्माण के लिए उत्पादन के कारखाने में 
प्रयुक्त सभी माल 

[ फा सं. 354/ 166 /2001 - टी . आर . यू. ] 

विषेक प्रसाद, अवर सचिव 
टिप्पण : - मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र , असाधारण में अधिसूचना सं. 6/ 2002- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 1 मार्च, 2002 [ सा . का. नि : 

127 ( अ ), तारीख 1 मार्च, 2002 ] द्वारा प्रकाशित हुई थी एवं उसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 40/ 2002 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 
तारीख 14 अगस्त , 2002 [ सा. का . नि . 567 ( अ ), तारीख 14 अगस्त, 2002 ] द्वारा किया गया । 


- 


NOTIFICATION 
New Delhi ,the 191h August, 2002 

41/2002-Central Excise 
G . S . R . 581 ( E ) .- In exercise of the powers conferred by Sub - section (1 ) of Section 5 A of the Central Excise Act, 
1944 ( 1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the 
following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue ), No 6 / 2002 -Central Excise, dated 1stMarch , 2002 , namely 

In the said notification , in the Table, after S No 44 and the entries relating thereto , the following S.No. and entries 
shall be inserted , namely 
(2 ) 

(3 ) 

(4) (5) (6) 
" 44A 28 All goods used within the factory of production 

- - ". 
for thç manufacture of goods falling under chapter 71 
-- - - - - . - - 

[ E. No 354/166/ 2001-TRU] 

VIVEK PRASAD , Under Secy . 
Note :- - Theprincipal notificating ivo 6 /2002 -Central Excise dated 1 -3 - 2002 was publıslıcd in theGazette of India , Extraordinary 

vide [GSR 177(1") datertthe 1stMarch , 2002 and was last amended by mouification No -10/2002- Central Excise 
datert ine 14th August , 2002 [G .S R . 567( E ) dated the 14th August, 2002 ) , 


( 1 ) 


- - 


- 


- - - 


- - 


- - --- - 


- -- 


- - - - - - - - - - - - - - - - 
. .. 
www uy the Munayer . LOVI, Of India ress Kine Kosit Mavapuri New LAIN -111 

and Published by the Controller of Publication , Delhi 110054 


